निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


प ON 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार 

द्वारा प्रकाशित 


21 पौष 1938 ( To ) 
( सं ० पटना 27 ) पटना , बुधवार , 11 

जनवरी 2017 


श्रम संसाधन विभाग 


अधिसूचना 


28 दिसम्बर 2016 


सं0 2/ ई1 ( राज ) -20111/2015 


श्र 0 सं0-5419 — विभागीय 


संकल्प 


संख्या-2441 


दिनांक 


28.08.2015 , 


अधिसूचना संख्या-143 दिनांक 22.08.2016 , 153 दिनांक 31.08.2016 एवं शुद्धि - पत्र संख्या-2730 दिनांक 16.09. 


2016 के द्वारा श्रम संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन श्रम सेवा संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए सभी पदाधिकारियों 
का क्षेत्राधिकार अधिसूचित किया गया है । विभागीय अधिसूचना संख्या-3965 दिनांक 16.09.2016 द्वारा 
संसाधन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय का पुनर्गठन किया गया है साथ ही राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मियों की 


संख्या कार्यालय हेतु निर्धारित करते हुए उक्त कार्यालय के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को प्राधिकृत 
किया गया है तथा अधिसूचना संख्या-4696 दिनांक 02.11.2016 द्वारा श्रम कल्याण पदाधिकारी, महिला समाज 
आयोजिका , आयोजक , 

परिचारिका / ए0 एन0 एम 0/ मिडवाईफ , अनुसेवक - सह- चौकीदार एवं 


समाज 


सहायक 


आशुलिपिक / आशुटंकक के पदों को पुनर्गठित कार्यालय में अंतिम रूप से वितरित करते हुए कंडिका -3 में 


चलचित्र चालक , प्रचार सहायक , परिचारिका , माली , स्वीपर , धातृ , महिला दक्ष कारीगर, प्रशिक्षित दाई एवं जीप 


चालक के पदों के विरूद्ध तत्काल रूप से वेतनादि की निकासी की स्वीकृति दी गई है । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 11 जनवरी 2017 
2. राज्य परामर्शदातृ समिति द्वारा श्रमायुक्त के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में 1. चलचित्र चालक 


2. प्रचार सहायक 3. परिचारिका 4. माली 5. स्वीपर 6. धातृ 7. महिला दक्ष कारीगर 8. प्रशिक्षित दाई के 


स्वीकृत पदों को Dying Post घोषित करते हुए मात्र जीप चालक के 21 ( इक्कीस ) एकीकृत पदों को पुनर्गठित 


कार्यालयों में निम्न प्रकार से वितरित किया जाता है 


: 


क्र 0 
स ० 


नवगठित 
कार्यालय का 

नाम 


स्वीकृत पद 
स्वीपर धातृ 


महिला 

दक्ष 
कारीगर 


प्रशिक्षित 
दाई 


जीप 
चालक 


प्रमण्डलकानाम 


चलचित्रचालक 


प्रचारसहायक 


परिचारिका 


माली 


1 


2 


4 
01 


5 
01 


6 
01 


7 
01 


8 
01 


9 
08 


10 
02 


11 
02 


12 
03 


1 


2 


01 


01 


- 


- 


01 


03 


- 


- 


, 


3 


3 
उप श्रमायुक्त 
का कार्यालय , 

पटना 
श्रम अधीक्षक 
का कार्यालय, 

नालंदा 

सहायक 
श्रमायुक्त का 

कार्यालय , 
डालमियानगर 
निदेशक , 
निदेशालय 
( कृषि श्रमिक ) 
का कार्यालय 


01 


01 


- 


01 


01 


06 


01 


- 


01 


पटना 


4 


02 


5 


मुख्य निरीक्षी 


- 


- 


01 


6 


पदाधिकारी का 

कार्यालय 
उप श्रमायुक्त 
का कार्यालय, 

गया 


01 


01 


04 


01 


02 


मगधप्रमंडल 


7 


01 


01 


01 


01 


01 


04 


01 


02 


तिरहुतप्रमंडल 


8 


- 


- 


04 


- 


01 


उप श्रमायुक्त 
का कार्यालय , 
मुजफ्फरपुर 

सहायक 
श्रमायुक्त का 
कार्यालय, बेतिया 

सहायक 
श्रमायुक्त का 
कार्यालय, छपरा 


9 


01 


- 


01 


04 


- 


- 


01 


सारणप्रमंडल 


10 


- 


01 


01 


01 


- 


02 


दरभंगा 


उप श्रमायुक्त 
का कार्यालय , 

दरभंगा 


3 


क्र ० 
स ० 


नवगठित 
कार्यालय का 

नाम 


बिहार गजट ( असाधारण) , 11 जनवरी 2017 

स्वीकृत पद 
स्वीपर धातृ महिला 

दक्ष 
कारीगर 


प्रशिक्षित 
दाई 


जीप 
चालक 


प्रमण्डलकानाम 


चलचित्रचालक 


प्रचारसहायक 


परिचारिका 


माली 


1 


2 


4 


5 


6 


7 


8 


10 


11 


12 


3 
श्रम अधीक्षक का 
कार्यालय , समस्तीपुर 


9 
03 


11 


- 


12 


- 


- 


01 


01 


01 


04 


01 


- 


02 


उप श्रमायुक्त का 
कार्यालय , भागलपुर 


भागलपुर 


13 


01 


01 


04 


01 


01 


14 


- 


। 


- 


- 


- 


- 


- 


01 


मुंगेरप्रमंडल 


15 


उप श्रमायुक्त 
का कार्यालय , 
मुंगेर प्रमंडल , 

बेगूसराय 
सहायक श्रमायुक्त 
का कार्यालय , मुंगेर 

सहायक 
श्रमायुक्त का 
कार्यालय , पूर्णियाँ 
प्रमंडल , कटिहार 
सहायक श्रमायुक्त 
का कार्यालय , सहरसा 

कुल 


01 


01 


01 


01 


01 


04 


01 


01 


01 


16 


- 


- 


- 


- 


01 


05 


06 


06 


07 


10 


48 


08 


03 


21 


कोशी 
( 
सहरसा 
) 


3. कंडिका-2 में घोषित Dying Posts के विरूद्ध नियुक्ति नहीं की जायगी । कार्यरत कर्मियों की 
सेवानिवृत्ति के पश्चात् स्वतः पद समाप्त होते जाएगें । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

संजय कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 27-571 + 10 - डी 0 टी 0 जी 0 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


